रजिस्ट्री सं. डी .एल. - 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी . - डी . एल .- अ.- 28012020- 215732 

CG- DL - E -28012020 - 215732 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 332 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जनवरी 25 , 2020/माघ 5 , 1941 
NEW DELHI, SATURDAY , JANUARY 25 , 2020 /MAGHA 5 , 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 जनवरी, 2020 


का . आ . 364( अ) . केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 3510 , तारीख 27 .09. 2019 जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के जिले शाजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-7520 के 
कि . मी . 41 +800 से 82 + 300 कि. मी . तक ( शुजालपुर से आष्टा रोड़) ( सेक्शन-2 ) के लिए भूखण्ड के निर्माण , ( चार 
लेन का बनाने/ चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन द हितवाद में 
शनिवार 26 अक्टूबर, 2019 और द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में शनिवार 26 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित किया गया था 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात 


कर दिया है ; 


477 GI/ 2020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के शाजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752C के कि . मी . 41 +800 से 82 + 300 कि . मी . 
तक ( शुजालपुर से आष्टा रोड) (सेक्शन- 2 ) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित 
अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: शाजापुर 
क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

(हेक्टेयर में ) 


तालुक का नाम : अवन्तिपूर बडोदिया 
गांव का नाम: अरण्डिया कलां 


1522/ 2 


निजी 


असिंचित 


||0 .079 


नईम रवा S/ Oबाबूखा जाती मुसलमान 
(522 / 2 / २ ) 


2 


527 /1 


निजी 


असिंचित 


10 .065 


हकीमुद्दीन खां सईदखां रसीद खां नईम खां 
पुत्रगण बाबूखा नूरजहाँ हसीना विबना 
पुत्रिया बाबूखा रसीद नवी बन्नो वि वेवा 
बाबूखा जाती मेवाती 
(527 / १ ) 


|| 3 


|| 607/ 4 


अन्य 


सेवा सहकारी 
संस्था 
( असिंचित ) 


| 0 . 05 


सेवा सहकारी संस्था मर्यादित 
(607/ ४ ) 


|| 4 


|| 607/ 5 


| निजी 


कृषि भिन्न 
आशय 


||0.012 


लक्ष्मी नारायण चंदरसिंह S / Oहीरालाल 
जाती खाती 
( 607/ ५ ) 


|| 609 / 1 


निजी 


सिंचित 


0 . 044 


राजकुमार पिता ईश्वर सिंह चंद्रकांता उर्फ़ 
लीलाबाई बेवा ईश्वर सिंह जाती खाती 
( 609/ १ ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|| 611 


निजी 


सिंचित 


0. 015 


राजेंद्र कुमार पिता नारायण सिंह जाती 
खाती 
(६११ ) 


616/ 1 


| सरकारी 


आबादी 


0.02 


शासकीय आबादी गांवठान 
( 616/ १ ) 


निजी 


डायवर्सन 
(सिंचित ) 


0 . 023 


प्रवीण कुमार S/Oजमना प्रसाद जाती 
खाती 
(670/ १ ) 
प्रवीण कुमार पिता जमना प्रसाद जाती 
खाती 
|( 670/ १ ) 


|| 670/ 1 


निजी 


डायवर्सन 
( सिंचित ) 


| 0 .086 


| 10 


|| 670/ 1 


निजी 


डायवर्सन 
(सिंचित ) 


014 


द्वारका प्रसाद S /Oराम प्रसाद जाती खाती 
( 670 / १ ) 


11 


|| 670 / 1 


|निजी 


डायवर्सन 
( सिंचित ) 


0. 012 


बद्रीलाल S / Oलाड़सिंह जाती पवार 
|( 670/ १ ) 


||12 || 679/ 1 


निजी 


सिंचित 


| 0 . 097 


राजकुमार S / Oईश्वर सिंह चंद्रकांता उर्फ़ 
लीलाबाई बेवा ईश्वर सिंह शिवनारायण 
अनिल कुमार S/ Oभूपाल सिंह व 
सोदराबाई बेवा भूपाल सिंह आशीष कुमार 
S / Oविनोद कौशल्या बाई बेवा विनोद 
कुमार नारायण सिंह शतीश कुमार 
S/ Oघासीराम जाती खाती 
(679/ १ ) 


13 


|| 680 / 1 


निजी 


सिंचित 


राजकुमार S / Oईश्वर सिंह चंद्रकांता उर्फ 
लीलाबाई बेवा ईश्वर सिंह जाती खाती 
( 680 / १ ) 


1681/ 1 


निजी 


सिंचित 


0 . 105 


राजकुमार पिता ईश्वर सिंह चंद्रकांता उर्फ 
लीलाबाई बेवा ईश्वर सिंह जाती खाती 
|( 681/ १ ) 


15 


|| 787/ 1 


निजी 


सिंचित 


| 0. 021 


रईश खां S/ Oबाबूखां जाती मुसलमान 
(787/ १ ) 


बासे खां S/Oबाबूखां जाती मुसलमान 


787/ 19 


|| निजी 


सिंचित 


| 0. 042 


0.835 


[ फा . सं . CE- RO BPL /30010/ 12/ 2017-18/3A2/3D] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi the 24th January , 2020 
S .O . 364 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping 
Road Transport and Highways , Department of Road Transport And Highways 
number S . O . 3510 dated 27 .09 .2019 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/ Four - Laning , etc .) Maintenance , 
management and operation of NH -752C on the stretch of land from K . m . 41 + 800 to 82 + 300 K .m . in (Ashta to 
Shujalpur Road ) (Section -2 ) in the district of Shujapur in the state of MADHYA PRADESH . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ The 
Hitawada” 26 October 2019 Saturday ; & “ The Times of India ” 26 October 2019 Saturday ; under sub 
section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 
And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority ; 
Or 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 
And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule 
shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances, 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
K . m . 41 + 800 to 82 + 300 K .m . in (Shujalpur to Ashta Road ) (Section - 2 ) of the NH -no . 752C in the district 

of Shajapur in the state ofMADHYA PRADESH . 


District: SHAJAPUR 


State : MADHYA PRADESH 

Survey | Type of Land 
Number 


Sr. 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


No. 


Name of the Land 
Owner /Interested Person 

Part Survey No. 


L 


3 


|| 


4 


| 


5 


Taluk : Awantipur Badodiya 
Viilage : Arandiyakalan 


522/2 


Private 


Non Irrigated ||0 .079 


Naim Rava S /O Babukhaa Jati 
Musalman 
522 / 2 /2 
Hakimuddin Khaa Saidkhaa Rasid 
Khaa Naim Khaa Putragan Babukhaa 
Noorjaha Hasina Vibna Putriya 
Babukhaa Rasid Navi Banno Vi Veva 
Babukhaa Jati Mevati 
527 / 1 


1| 2 


|1527 / 1 


Private 


Non Irrigated ||0 .065 


| 3 


||60774 


Common 


Sewa Sahakari 
Sansatha (Non ||0 .05 
Irrigated ) 


Seva SAhkari Sansatha Maryadit 
60774 


Krishi Bhinn 


||4 


||607 / 5 


Private 


llo .012 


LakshamiNarayan Chandarsingh S /O | 
Heeralal Jati Khati 
60715 


Ashaya 


[ HTT II - Qu5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


609 / 1 


Private 


|| Irrigated 


0 .044 


Rajkumar Pita Ishwar Singh 
Chandrakanta Urf Lilabai Beva 
Ishwar Singh Jati Khati 
609/ 1 
Rajendra Kumar pita NArayan Singh 
Jati Khati 
611 


6 


11611 


Private 


Irrigated 


||0 .015 


||616 / 1 


Government 


||Abadi 


(0 .02 


Shaskiya Abadi Gaon than 
616 / 1 


8 


||670 / 1 


Private 


Diversion 
( Irrigated ) 


0 .023 


Pravin Kumar S / O Jamana Prasad Jati 
Khati 
670 / 1 


9 


670 /1 


0 / 1 


Private 


||0 .086 


Pravin Kumar Pita Jamana Prasad Jati 
Khati 
670 / 1 


( Irrigated ) 


10 


||670 / 1 


Private 


Diversion 
( Irrigated ) 


llo .014 


Dwaraka Prasad S /O Ram Prasad Jati 
Khati 
670 / 1 


||670/1 


Private 


Diversion 
( Irrigated ) 


0.012 


670 / 1 


12 ||679/ 1 


Private 


Irrigated 


||0 .097 


Rajkumar S /O Ishwar Singh 
Chandrakanta Urf Lilabai Beva 
Ishwar singh Shivnarayan Anil 
Kumar S/O Bhupal Singh Va 
Sodarabai Beva Bhupal Singh Ashish 
Kumar S /O Vinod Koshalya Bai Beva 
Vinod Kumar Narayan Singh Shatish 
Kumar S /O Ghasiram Jati Khati 
679 / 1 
Rajkumar S /O Ishwar Singh 
Chandrakanta Urf Lilabai Beva 
Ishwar singh Jati Khati 
680 / 1 


13 


||680 / 1 


Private 


Irrigated 


||0 .15 


14 


||681/ 1 


Private 


Irrigated 


||0 . 105 


Rajkumar Pita Ishwar Singh 
Chandrakanta Urf Lilabai Beva 
Ishwar Singh Jati Khati 
681/ 1 


||787 / 1 


Private 


Irrigated 


|| 0 .021 


Raish Khaa S / O Babukhaa Jati 
Musalman 
787/ 1 


||787 / 19 


Private 


Irrigated 


|| 0 .042 


Bashe Kha S / O Babukhaa Jati 
Musalman 
787 / 19 


TOTAL 


||0 .835 


[F . No. CE -RO BPL /30010 /12 /2017 - 18/3A2 /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2020 .01. 28 16 :04 :08 + 05 30 


